सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 599 राँची, शुक्रवार , 


26 जुलाई, 2019 ( ई० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुचार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
15 जुलाई , 2019 


संख्या-4/ स्था पद०-02-13/ 2014 का.5573-- श्री मनोज कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- पलामू) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा को विभागीय अधिसूचना सं०- 5248 दिनांक 
02.07.2019 द्वारा देवघर श्रावणी मेला, 2019 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति 
से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री संतोष कुमार प्रजापति, झा ० प्र० से ० ( चतुर्थ बैच , गृह 

जिला 
पश्चिमी सिंहभूम ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला को दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला, 
2019 की समाप्ति तक के लिए देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 

संख्या-4 / स्था ०पद०-02-13/2014 का . 5574-- श्री धीरेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- रामगढ़ ) कार्यपालक दण्डाधिकारी , गिरिडीह को विभागीय अधिसूचना सं0-5248 दिनांक 
02.07.2019 द्वारा देवघर श्रावणी मेला, 2019 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति 
से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री राजेश कुमार सिन्हा, झा ०प्र ०से ० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह 
जिला- रामगढ़ ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला , 
2019 की समाप्ति तक के लिए देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 26 जुलाई , 2019 
संख्या -4 / स्था ०पद०-02-13/2014 का . 5575-- श्री महेन्द्र छोटन उरांव, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच, 
गृह जिला- गुमला) कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ को विभागीय अधिसूचना सं०- 5248 दिनांक 
02.07.2019 द्वारा देवघर श्रावणी मेला, 2019 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति 
से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री किस्टो कुमार बेसरा , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 

जिला 
गिरिडीह ) कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ को दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला , 2019 की 
समाप्ति तक के लिए देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। 

संख्या -4 / स्था 0 पद0-02-13/ 2014 का . 5576-- श्री संतोष सिंह , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- उत्तर प्रदेश) कार्यपालक दण्डाधिकारी , कोडरमा को देवघर श्रावणी मेला, 2019 के दौरान विधि 
व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला, 2019 की समाप्ति तक के लिए 
देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

संख्या-4 / स्था ० पद०-02-13/ 2014 का . 5577-- श्री प्रवीण चौधरी, झा ० प्र ० से० ( चतुर्थ सीमित 
बैच , गृह जिला- दुमका) कार्यपालक दण्डाधिकारी , गोड्डा को देवघर श्रावणी मेला, 2019 के दौरान 
विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला, 2019 की समाप्ति तक के 
लिए देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

संख्या-4/ स्था पद०-02-13/ 2014 का . 5578-- श्री प्रमोद कुमार झा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
621/03, गृह जिला- दरभंगा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ को देवघर श्रावणी मेला, 
2019 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 15.07.2019 से देवघर श्रावणी मेला, 2019 की 
समाप्ति तक के लिए देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2 , 
1974 ) की धारा-20 के तहत् देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की 
जाती है । 


- 


III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त , 
देवघर के कार्यालय में योगदान हेतु अविलम्ब विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त , देवघर के कार्यालय में अविलम्ब योगदान 
सुनिश्चित करेंगे तथा देवघर श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त , देवघर द्वारा विरमित 
किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 599 -- 50 


